सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन, 1937 ( श० ) 


संख्या 304 राँची , शुक्रवार , 


18 मार्च, 2 0 16 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


16 फरवरी , 2016 


संख्या - 3/ पद -01(ग)-04/ 2015 का० - 1414-- विशेष सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड , 
राँची -सह-निदेशक, हस्तकरघा , रेशम एवं हस्तशिल्प , झारखण्ड अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक , 
झारक्राफ्ट , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री ए०टी०मिश्रा , भा०व०से० ( झा :94 ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद-01 (ग)-04/ 2015 का०- 1415 -- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड पर्यटन विकास 
निगम , राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार, झा०प्र० से० ( कोटि क्रमांक - 591/03, गृह 
जिला - खगडिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मार्च, 2016 


विभाग, झारखण्ड , राँची के पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद-01(ग )-04/ 2015 का० - 1416-- उप सचिव , मुख्य सचिव का कार्यालय , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 711/03 , 
गृह जिला- देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , हस्तकरघा , रेशम एवं 
हस्तशिल्प , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिंह अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारक्राफ्ट , झारखण्ड , राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 0 4 – 50 | 


